. 


रजिस्ट्री सं° डीएल - 33004/ 96 


REGD. NO . D. L.-33004/ 96 


: 


. 


मत्यम्यानपत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग . ..- खण्ड3 - उप- खण्ड ( ii ) 
PARTI - Section 3 - Sub -section (di) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं०376 ] 
No. 376 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार, जुलाई 2 , 1996 / आषाढ़ 11 , 1918 
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 2 , 1996 / ASADHA 11, 1918 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्वविभाग ) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1996 . 


का . आ . 469( अ ) - केन्द्रीय सरकार मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी में संभ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट संस्थाओं को 
अनुमोदित करती है और उक्त सारणी के स्तम्भ ( ३ ) में यथावर्णित पात्र परियोजनाएं और स्कीमें एवं उनकी प्राक्कलित लागत विनिर्दिष्ट करती तथा उक्त 
सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में ऐसी लागत की अधिकतम रकम भी विनिर्दिष्ट करती है, जो उक्त धारा 35 क ग के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात 
की जा सके । 

सारणी 
क्रम सं . संस्था का नाम 

परियोजना या स्कीम और उसकी प्राक्कलित लागत धारा 35 कग के अधीन 

कटौती के रूप में अमुझात 
की जाने वाली लागत की 
अधिकतम रकम 


( 2 ) 


( 3) 


3 .00 लाख रुपए । 


1. नेशनल सोसायटी फार इक्वल अपोरघुनिटीस 

फार दी हैन्डिकेड ( एन. ए. एस. ई. ओ. एच .), 
पोस्टल कलोनी रोड, चेम्बुर, 
बम्बई - 400071 . 
इन्डिया स्पानसरशिप कमेटी , 
मथुरादास संपदा भवन , 
43/45, कोलाबा सेतुमार्ग, 
मुम्बई -400039. 


मुम्बई में भाषा एवं पढ़ने की कला के विकास के लिए 
शैक्षणिक सामग्री - चित्र सह शब्दावली चार्ट एवं । 
प्रयोगकर्ताओं के लिए निर्देशिका का मुद्रण एवं विकास ; 
अमुमानित लागत 6.10 लाख रुपए । 
महाराष्ट्र , मुल्सी तालुक , अम्बोवेन के आस - पास गाँवों 
के समूह में समन्वित सग्रामीण विकास कार्यक्रम, 
अनुमानित लागत 1.33 लाख रुपए । 


1. 33 लाख रुपए । 


1620 G1/ 96 -- 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II --- SEC . 3( ii )] 


8 . 


___ (1) _ 

( 3) 
3. भारत सेवाश्रम संष, 

नागालैण्ड, असम पश्चिम बंगाल , बिहार, उत्तर प्रदेश, 96. 00 लाख रुपए । 
211, रास बिहारी एवेन्यू, बॉलीगंज , 

गुजरात, तमिलनाड, आन्न प्रदेश इत्यादि के ग्रामीण क्षेत्रों 
कलकत्ता - 700019. 

में चलते - फिरते चिकिरसा सहायता परियोजनाओं के 

होने वाले खर्चे; अनुमानित लागत 96. 00 लाख रुपए । 
4. मारिया सेवा संघ, 

बंगलौर के तीन विद्यालयों में मध्य दिवस आहार 2. 30 लाख रुपए । 
विला मारिपा, सं. - 12, रेस्ट हाउस रोड , परियोजना अनुमानित लागत 2.30 लाख रुपए । 

बंगलौर- 560001 . 
5. इंडियन एसोसियशन फार दी लाइंड सुदुरजनपट्टी, तमिलनाडु, उत्तरी तालुक, मदुरई के सुपरणनपट्टी 19 .25 लाख रुपए । 
अखम्बर, पो . ओ. अलगारक्रोरल रोड , 

गांप में विधालय , छात्रावास पुस्तकालय एवं प्रेक्षागृह 
मदुरई - 625107 . 

हेतु भवन का सन्निर्माण अनुमानित लागत 19. 25 

लाख रुपए । 
6. श्री गुजराती आईरिसर्च फाउंडेशन , 

मद्रास के रावमा अय्यर स्ट्रीट में नेत्र अस्पताल की 180.40 लाख रुपए । 
3, रावना अय्यर स्ट्रीट, 

स्थापना एवं पलाना ; अनुमानित लागत 181.00 
मद्रास -600003 . 

लाख रुपए । 
7. श्रीहरि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, 

गुजरात, जिला अहमदाबाद, तालुक विरमगांव, ग्राम 87. 52 लाख रुपए । 
5/ ए, कृष्णा सोसाइटीलों गार्डेन के पास एलिमीज , हरिपुर के सचिना उपपंचायत में चुनाश्रम एवं नेत्र 
अहमदाबाद- 6. 

चिकित्सालय का सभी सुविधाओं सहित उपकरण 

एवं सन्निर्माण अनुमानित लागत : 95. 00 लाख रुपए । 
महावीर हार्ट रिसर्च फाउंडेशन , महाराष्ट्र, मुम्बई में 

315. 85 लाख रुपए । 
अवंति अपार्टमेन्ट्स, गांधी नगर बाजार के पीछे, ( क ) पता लगाना प्रतिरोधक सोध एवं शिक्षण 
सिओम ( पूर्व ), मुंबई -400020. 

( ख ) हदय रोगियों का निदान उपचार एवं शल्यक्रिया 
( ग ) अतिथि गृह का रख -रखाव अनुमानित लागत 315. 85 

लाख रुपए । 
9. श्रमिक विकास संस्थान, 

गुजरात, सुरेन्द्रनगर जिले के 96 गांवों में वर्षा जल कृषकों 199.00 लाख रुपए । 
श्रम साधना, पुलिस मैदान के सामने रापपरा, के लिए कुओं को साफ करना ; अनुमानित लागत : 
बड़ौदा - 390001, गुजरात . 

256. 40 लाख रुपए । 
10 . भारत सेवाश्रम संघ , 

उपर प्रदेश, जिला चमोली, तहसील उखीमथ, ग्राम 29. 85 लाख रुपए । 
211, रास बिहारी एवेन्यू, 

भटवारी में विद्यालय का सन्मिाण, साजसजा एवं उसे 
कलकता-, - 

चलाना अनुमानित लागत 41.00 लाख रुपए । 
11. भारतीयसेवा क र स्मारक भवन, गुजरात में सामरकंठाजिले की विजय नगर तालुक और 20.54 लाख रुपए । 
11, महालक्ष्मी सोसाय , पालदि, 

बुलसर जिलों के वन साडा तालुक में आदिवासी जनजाति 
अहमदाबाद -388007 . 

क्षेत्र, स्वास्थ्य देखरेख, पोषण एवं शैक्षिक विकास की 

परियोजनाएं अनुमानित लागत : 20.54 लाख रुपए । 
12. डालमिया भारत सेवा ट्रस्ट , 

उड़ीसा के सुन्दर गद जिले के 30 गांवों में प्राथमिक 7. 08 लाख रुपए । 
डाक भर राणगंगापुर - 770017 

स्वास्थ्य परियोजना अनुमानित लागत : 7. 08 लाख 
उडीसा. 

रुपए । 
निश्चल फाउंडेशन, 

परवान् (हि . प्र.), गुड़गांव ( हरियाणा ), मासिक पुणे , 317. 22 लाख रुपए । 
श्री अरविन्दो मार्ग, 

मुम्बई ( महाराष्ट्र ), देवास ( म. प्र. ) और हुबली, 
नई दिल्ली - 110016. 

कर्नाटक में मानंद कल्याण परियोजना टाउनशिप का 

संवर्धन; अनुमानित लागत 317. 22 लाख रुपए । 
14. गुजरात रक्तपित्त निवारण सेवा संघ निगदी , गुजरात में : 

26. 97 लाख रुपए । 
निकट म्यूनिसिपल क्वार्टर्स , 

( क ) गुजरात में ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल कैम्प । 
मिल रोड, यकूतपुरा, 

( ख ) कोद से प्रभाषित एवं कोद उपचारितें, ग्रामीण पनवा 
बड़ोदरा - 390006 ( गुजरात ) 

के लिए रोजगार जुटना । 
( ग ) कोख से प्रभावित परिवारों के बच्चों के लिए शैक्षिक 

सहायता । 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


. 


(1) 


(2) 


(3 ) 


( घ ) कोद रोगियों की अपंगता की देखरेख निःशुल्क 

सहायता और उपकरण । 
( १) समाज से सामाजिक कलंक को हटाने के लिए 

स्वास्थ्य शिक्षा और कोद रोगियों का प्रारंभिक 
अवस्था में निदान ; अनुमानित लागत 44. 95 

लाख रुपए । 
15. सोसापटी फार ट्रेनिंग एण्ड पोकेशनल ( क ) सम्पूर्ण गुजरात में सर्वे, मेडिकल कैम्प, पोलियो 34. 97 लाख रुपए । 
रिहेबिलिटेशन आफ दी डिसएमल्ह , 

आपरेशम और विकलांगों को साधनों एवं उपकरणों 
जूमिगदी निकट म्यूनिसिपल क्वार्टरस, 

द्वारा सहायता । 
मिल रोड, बड़ोदरा - 390006 , 

( ख ) विकलांग बालकों एवं बालिकाओं को रैक्षिक 
गुजरात. 

सहायता । 
( ग ) उमके आत्म निर्भरता एवं स्व - रोजगार प्रशिक्षण के लिए 

उपकरणात्मक व्यवसाय संबंधी सहायता । 
( प ) विकलांग प्रशिक्षणार्थियों छात्रावास का भवन निर्माण 

एवं पृद्ध विकलांगों के लिए गृह निर्माण अनुमानित 

लागत 58.28 लाख रुपए । 
16. ए. सी . आई. एल. नवसर्जन रूरल डेवेलपमेन्ट भारत के 24 राज्यों ( गुजरात को छोड़कर) में समन्वित ग्रामीण 300.00 लाख रुपए । 

फाउंडेशन, बलडोटा भवन, चौथी मंजिल, विकास में समन्वय के लिए प्रशिक्षण, अनुमानित लागत 
117, एम. के. रोड, चर्चगेट, 

500. 00 लाख रुपए । 
मुम्बई - 400020 . 
17 . आन्ध्र प्रदेश एसोसियेशन फार दी वेलफेपर ऐसे नवजात जिनके विकास में देरी होने का सर है उनकी 38 . 31 लाख रुपए । 
आफ दी मेन्टली रिटाड, 

पहले जांच, अनुमानित लागत 38. 31 लाख रुपए । 
11- 6 - 170, पल्लभदास बिल्डिंग, 
पब्लिक गार्डेन रोड, नामपल्ली, 
हैदराबाद- 1. 

2. यह अधिसूचना क्रम सं. 1 में उल्लिखित परियोजना की बाबत निर्धारण वर्ष 1997 - 98 के संबंध में एक वर्ष की अवधि के लिए और क्रम 
संख्या 2, 6, 11 और 12 में उल्लिखित परियोजनाओं की बाबत निर्धारण वर्ष 1997 -98 एवं 1998 - 99 के संबंध में दो वर्ष की अवधि के लिए और क्रम 
संख्या 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,13, 14 , 15, 16 और 17 में उल्लिखित परियोजनओं की बाबतनिर्धारण वर्ष 1997 - 98, 1998 - 99 और 1999 - 2000 के संबंध 
में तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रप्त रहेगी । 


[ सं. 10136 / फा . सं. एन. सी. - 92/ 96 ] 

पी . के . सहगल , रुप सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 
(Departinent of Revenue ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 2nd July, 1996 
S . O . 469 (E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section (1) read with clause (b ) of the Explanation to Section 
35AC of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government on the rocommendations of the National Committee , 
heroby approves the institutions specified in column (2) of the Table below and specifies the cligible projects or schemes and the 
estimated cost thereof as mentioned in column (3) of the Table below and also specifies in the column (4) of the said Table , the 
maximum amount of such cost which may be allowed as deduction under said Soction 35AC. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - Sec , 3 ( ii )] 


TABLE 


Name of the Institution 


Serial 
No. 


Project or Scheme and estimated cost 
thereof 


Maximum amount of 
cost to be allowed as 
deduction under 
Section 35AC 


(1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


1. 


Rs. 3. 00 lakhs 


National Society for Equal Opportunities 
for the Handicapped (NASEOH ), 
Postal Colony Road , Chembur, 
Mumbai-400071. 


Development and Printing of Educational 
Material-Picture -cum -Vocabulary charts 
and users manual for development of 
language and reading skills at Mumbai ; 
likely to cost Rs. 6 , 10 lakhs. 
Integrated Rural Development Programme 
at Cluster of Villages around Ambovane, 
Mulshi Taluka , Maharashtra ; likely to 
cost Rs . 1.33 lakhs . 


2 . 


Rs . 1, 33 lakhs 


India Sponsorship Comittee , 
Mathuradas Estate Building , 
43/45, Colaba Causeway , 
Mumbai-400039. 


3 . 


Rs. 96 ,00 lakhs. 


Bharat Sevashramn Sangha, 
211, Rash Behari Avenue , 
Ballygunge, 
Calcutta - 700019 . 


Running expenses forMobile Medical 
Aid Projects in Rural areas of Nagaland , 
Assam , West Bengal, Bihar, UP, Gujarat, 
Tamilnadu , Andhra Pradesh etc. ; likely 
to cost Rs. 96 ,00 lakhs. 
Mid -day Meal Scheme in three schools 
of Bangalore ; likely to cost Rs. 2 .30 lakhs. 


Rs. 2 .30 lakhs. 


Rs. 19 .25 lakhs. 


Construction of building for school, hostel, 
library and Auditorium at Sundarajanapatti 
Village ,Madurai, North Taluk , Tamilnadu ; 
likely to cost Rs. 19 .25 lakhs. 


4 . Maria Seva Sangha, 

Villa Maria, No. 12 , 
Rost House Road , 

Bangalore- 560001. 
5 . Indian Association for the Blind 

Sundarajanpatti, 
Arumbanoor P . O ., 
Algarkoil Road , 
Madurai-623107, 
Sri Gujarati Eye Research Foundation , 
3 , Ravana lyer Street, 
Madras -600003 . 
Shri Hari Public Charitable Trust, 
5 / A , Krishna Society , 
Near Law Garden , Ellisbridge, 
Ahmedabad -6 . 


Rs. 180 .40 lakhs. 


7 . 


Su 


Rs . 87. 52 lakhs. 


Rs. 315 .85 lakhs. 


8 . Mahavir Heart Research Foundation , 

Avanti Apartments, 
Behind GandhiMarket, 
Sion (East), Mumbai 400020 . 


Establishment and running of Eye Hospital 
at Ravana Iyer Street, Madras ; likely to 
cost Rs. 181.00 lakhs. 
Construction , equipments with all amenities 
of Vrudhashram and Eye Hospital at 
Sachina Sub- Panchayat, Village Haripur 
Taluk Viramgam , District Ahmedabad , 
Gujarat ; likely to cost Rs. 95 ,00 lakhs. 
(a) Detection, Prevention Research and 

Education 
(b ) Diagoosis , curing and operation to 

Heart pationts ; 
(c) Maintaining of AtithiGriha ; at Mumbai 

in Maharashtra ; likely to cost 

Rs. 315 .85 lakhs. 
Rocharging of wells for rainy water harvester 
in 96 Villages of Surendranagar District, 
Gujarat ; likely to cost Rs. 256 ,40 lakhs . 


9. 


Rs . 199. 00 lakhs. 


Shramik Vikas Sansthan , 
Shram Sadhna, 
Opposite Police Ground , 
Raopura , Baroda - 390001, 
Gujarat . 


[ TTI - 


3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


IIMIIIIII 


HIII 


- 


L 


(2 ) 


Rs. 29.85 lakhs. 


10 . Bharat Sevashram Sangha, 

211, Rash Behari Avenue , 
Calcutta -700019. 


Construction, furnishing and running of 
school at Village Bhatwari, Tehsil Ukhimath , 
District Chamoli,Uttar Pradesh , likely to 


cost Rs. 41.00 lakhs. 


11. Bhartiya Sowa Trust, 


Adivasi Tribal arca health caro , mutrition and 


Rs. 20 .54 lakhs. 


educational developments projects at Vangada 


Dr. Vanikar Samarak Bhawan , 
11, Mahalaxmi Society , 


Talvka of Bulsar District and Vijayanagar 


Paldi, Ahmedabad - 380007, 


Taluka of Sabarkantha District in Gujarat ; 


Hikely to cost Rs. 20 .34 lakhs. 


Primary Health Project at 30 Villages of 


Rs. 7. 08 lakhs. 


12. Dalmia Bharat Seva Trust, 

P .O . Rajgangapur -770017, 


Sundergarh District of Orissa; likely to 


Orissa. 


cost Rs. 7 ,08 lakhs. 


13. Nischal Foundation , 


Anand Welfare Project - Enriohmont 


Rs. 317. 22 lakhs. 


of Townships at Parwanoo (H .P ), Gurgaon 


1, Sri Aurobindo Marg , 
New Delhi -110016 . 


(Haryana ), Nasik , Pune, Mumbai Maharastra ), 


Dewas (M .P ) and Hubli (Karnataka ); likely to 
cost Rs. 317. 22 lakhs. 


14 . 


Guajrat Raktaptat Nivaran 


(a ) Medical Camp in rural areas; 


Rs. 26 .97 lakhs. 


Seva Sangh , Junigadhi, 


(b ) Creation of employment for rural popula 


tion for Leprosy affocted and Leprosy 


Near Municipal Quarters, 
Mill Road , Yakutpura , 


cured ; 


Vadodara -390006 (Gujarat). 


(c) Educational help to kids of Leprosy 


affected families ; 


(d ) Deformity care of leprosy patients froc 

aids and appliances ; 
(6) Health Education for removal of social 


stigma from society and diagnose of 


leprosy pationts at an carly stage ; 
in whole of Gujarat ; likely to cost Rs. 44. 95 


lakha, 


162 , 65/ 96- 2 


mana 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — Sec . 3 ( 1)] 


(1) 


(2 ) 


(3 ) 


15 . 


(a ) Survey , Medical camps , polio operation 


Rs. 34. 97 lakhs . 


and help through aids and appliances for 


Society for the Training and Voca 
tionalRehabilitation of the Disabled , 
Junigadhi, Near Municipal Quarters, 
Mill road , Vadodara-390006 
Gujarat 


disabled ; 


(6 ) Educational help to disablod boys and 


girls ; 


(c) Instrumantal/trade help for thoir self- reliant 


and self-employment training ; 
(d) Building construction for disabled traincos 

hostal and home for aged disabled ; 
in whole ofGujarat ; likely to cost Rs. 58,28 


lakhs , 


16 . 


ACIL Navasarjan Rural Develoment 


Training for co - ordination in Integrated Rural 


Rs. 300 .00 lakhs. 


Development in 24 states of India (excluding 


Gujarat) ; likely to cost Rs. 500 .00 lakhs . 


17. 


Foundation, Baldota Bhawan , 
4th Floor, 117 , M . K . Road , Churchgate, 
Mumbai 400020 . 
Andhra Pradesh Association for the 
Welfare of the Mentally Retardod , 
11 -6 - 170 , Vallabhdas Buildings, 
Public Garden Road , Nampally, 
Hyderabad -1. 


Rs. 38 .31 lakhs . 


Early Intervention of Infants - At risk with 
Developmental Delays in Andhra Pradesh ; 
likely to cost Rs. 38 .31 lakhs. 


2. This notification shall remain in force for a period of one year in relation to assessment year 1997- 98 in respect of 
project mentioned at serial number 1 and for a period of two yoars in relation to assessment years 1997 - 98 and 1998 -99 in 
respect of projects mentioned at serial number 2 , 6 , 11 and 12 and for a period of three years in relation to assesşment years 
1997 - 98 , 1998 - 99 and 1999 -2000 in respect of projects mentioned at serial number 3, 4 , 5 , 7 , 8 , 9 , 10 , 13 , 14 , 15 , 16 and 17 . 


[No. 10136 /F , No . NC -92 /96 ) 

V . K . SEHGAL , Dy. Secy. 


Printod by tho Manager, Govt. of India Pront, Ring Road, Mayapuri, Now Delhi-110064 

and Publishod by the Controllor of Publicationg , Dothi- 110054 - 1996 


